सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन, 1937 ( श०) 


संख्या 2 11 राँची, मंगलवार , 


8 मार्च, 2016 ( ई०) 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


. . . . . 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 301/ M-- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री खुशहाल अर्जुन राठौर , चाईबासा द्वारा 
पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा नोवामुण्डी पी . एफ. के रकबा 31 .984 हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के 
खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 06. 11.1998 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान 
एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा 
अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं०196 
दिनांक 22 . 01 . 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29 . 06 . 2015 एवं दिनांक 
19. 08.2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनयम , 2015 के आलोक में अवधि 
विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 09 फरवरी , 
2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन 
पट्टेधारी श्री काशहाल अर्जुन राठौर , चाईबासा का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है। 

अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 


1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - नोवामुण्डी पी . एफ . 
3.रकबा - 31. 984 हे . 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 


( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी, 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 302/ M.. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री रेवती रमण प्रसाद एवं आनन्द वर्धन 
प्रसाद, युरोपियन क्वार्टर, चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा इतरबालजोड़ी, नोवामुण्डी के रकबा 
37 .737 हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 15 वर्षों के लिए 
दिनांक 01. 06. 1981 से 31.05. 1996 तक स्वीकृति प्रदान किया गया था एवं द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल 
आवेदन दिनांक 18.05 .1995 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु 
प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं०189 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा 
अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दनांक 29. 06. 2015 एवं दिनांक 18. 08. 2015 में खान एवं 
खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई 
गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 15 फरवरी , 2016 को सरकार के पक्ष में 
सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री रेवती रमण 
प्रसाद एवं आनन्द वर्धन प्रसाद, युरोपियन क्वार्टर , चाईबासा का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह 
गया है । 

अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/ नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2.मौजा - इतरबालजोड़ी , नोवामुण्डी 
3.रकबा - 37. 737 हे0 
4 . खनिज - लौह अयस्क 


ह० / 
( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 


जिला खनन कार्यालय , चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या - 303/ M. . सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री रेवती रमण प्रसाद एवं आनन्द वर्धन 
प्रसाद , युरोपियन क्वार्टर, चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा मेरलगड़ा, नोवामुण्डी के रकबा 
62.43 हे० क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल 
आवेदन एवं द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 03. 12. 2003 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । 
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन 
पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश 
सं०191 दिनांक 22 .01.2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29 . 06 .2015 एवं 
18. 08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनयम , 2015 के आलोक में अवधि 
विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 15 फरवरी , 
2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है। फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन 
पट्टेधारी सर्वश्री रेवती रमण प्रसाद एवं आनन्द वर्धन प्रसाद, युरोपियन क्वार्टर, चाईबासा का इस क्षेत्र पर अब कोई 
वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 


अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/ नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - मेरलगड़ा, नोवामुण्डी 
3.रकबा - 62 .43 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम० एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 304/ M .. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० चन्द्र प्रकाश शारदा , कोलकाता द्वारा 
पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा इतरबालजोड़ी के रकबा 57.466 हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के 
खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 20 वर्षों के लिए दिनांक 29. 07 .1983 से 28 .07.2003 तक 
स्वीकृति प्रदान किया गया था एवं द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 26.07. 2002 विभाग के समक्ष 
विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग 
के राज्यादेश सं0 197 दिनांक 22. 01 .2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 
25 . 06 . 2015 एवं 19.08.2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनयम, 2015 के 
आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर 
दिनांक 15 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के 
पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी मे0 चन्द्र प्रकाश शारदा, कोलकाता का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार 
नहीं रह गया है । 

अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली , 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली , 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - मेरलगड़ा, नोवामुण्डी 
3.रकबा - 62.43 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क 

ह०/ 
( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 8 मार्च, 20 16_ 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 305 / M .. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री जेनरल प्रोड्यूस कम्पनी लि मधु 
बाजार , चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा आर. एफ के रकबा 70.680 हे क्षेत्र पर धारित 
लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 06 .10. 2005 
विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में 
हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं 
भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं० 183 दिनांक 22 .01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 
दिनांक 29.06. 2015 एवं शिदनांक 20. 08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन 
अधिनयम , 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार 
पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । 
फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री जेनरल प्रोड्यूस कम्पनी लि० मधु बाजार , चाईबासा 
का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - करमपदा आर. एफ 
3.रकबा - 70. 680 हे० 
4 . खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 306 / M .. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स देवकाबाई भेलजी, पं0 सिहभूम द्वारा 
पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा अजीताबुरू ( घाटकुड़ी आर.एफ .) के रकबा 46 . 62 हे क्षेत्र पर धारित लौह 
अयस्क खनिज के खनन पट्टा के द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10.06. 1992 एवं 
तृतीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10. 06 .1992 एवं तृतीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 
05. 09. 2012 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 में 
वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड 
सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं0 186 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी 
द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29. 06 .2015 एवं दिनांक 18. 08 . 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं 
विनियमन) संशोधन अधिनयम, 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र 
का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 फरवरी , 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले 
लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी मेसर्स देवकाबाई भेलजी, पं0 सिहभूम का इस 
क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

___ अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - अजीताबुरू ( घाटकुड़ी आर. एफ . ) 
3.रकबा - 46. 62 हे . 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 8 मार्च, 20 16_ 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 307/ M.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री निर्मल कुमार प्रदीप कुमार , गाँधी टोला, चाईबासा 
द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा घाटकुड़ी आर.एफ . के रकबा 149.74 हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के 
खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 20 वर्षों के लिए दिनांक 28. 07 . 1973 से 27.07.1993 तक स्वीकृति प्रदान 
किया गया था । द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10. 06. 1992 एवं तृतीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन 
दिनांक 05.09.2012 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 
2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं 
भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं0186 दिनांक 22. 01 . 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 
29. 06. 2015 एवं दिनांक 18. 08 . 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनयम, 2015 के 
आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 
फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन 
पट्टेधारी सर्वश्रीनिर्मल कुमार प्रदीप कुमार, गाँधी टोला, चाईबासा का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया 


___ अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है। क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली , खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली , 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली , 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - घाटकुड़ी आर. एफ 
3.रकबा - 149.74 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह० / 


( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 8 मार्च, 20 16 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या - 308/ M.. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री मिश्री लाल जैन एण्ड संस , अमला 
टोला, चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा के रकबा 202. 35 हे क्षेत्र पर धारित लौह 
अयस्क खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 30 वर्षों के लिए दिनांक 27. 05 . 1973 से 
26. 05. 2003 तक स्वीकृति प्रदान किया गया था । द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 
17. 04. 2002/ 22. 04. 2002 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु 
प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं०187 दिनांक 22. 01 .2016 द्वारा 
अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30 . 06 .2015 एवं दिनांक 20. 08 .2015 में खान एवं 
खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनयम , 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । 
खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 फरवरी , 2016 को सरकार के पक्ष में 
सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है। फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री मिश्री लाल 
जैन एण्ड संस , अमला टोला, चाईबासा का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 


अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है। क्षेत्र की बन्दोबस्ती/ नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - करमपदा 
3.रकबा - 202. 35 हे . 
4. खनिज - लौह अयस्क 

ह० / 
( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 8 मार्च, 20 16_ 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08मार्च, 2016 


संख्या- 309/ M.. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० कमलजीत सिंह अहलुवालिया, ग्राम + पो 
: बड़बिल ( उडिसा) द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा बराईबुरू टाटीबा के रकबा 619.65 एकड क्षेत्र पर 
धारित लौह अयस्क एवं मैगनीज खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन 
दिनांक 01 .07. 1989 एवं द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 28.05. 2008 विभाग के समक्ष 
विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग 
के राज्यादेश सं० 190 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 
29 . 06 . 2015 एवं दिनांक 18. 08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनयम , 2015 
के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर 
दिनांक 16 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के 
पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी मे० कमलजीत सिंह अहलुवालिया , ग्राम + पो : बड़बिल ( उडिसा) का इस क्षेत्र पर 
अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

____ अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली , 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली , 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - बराईबुरू टाटीबा 
3.रकबा - 619 .65 एकड 
4. खनिज - लौह अयस्क एवं मैगनीज 


ह०/ 
( एम० एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 


11 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 310/ M. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री सिंहभूम मिनरल कस्टेशन रोड 
चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा आर.एफ . के रकबा 141. 64 हे क्षेत्र पर धारित लौह 

अयस्क खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 20 वर्षों के लिए दिनांक 12 .12.1976 से 
11. 12 . 1996 तक स्वीकृति प्रदान किया गया था । द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 
27.10. 1995 एवं तृतीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11 .12. 2014विभाग के समक्ष विचाराधीन था । 
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन 
पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश 
सं०193 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29 .06. 2015 एवं 

दिनांक 20.08.2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में 
अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 
फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से 
पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री सिंहभूम मिनरल कास्टेशन रोड चाईबासा का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार 

नहीं रह गया है । 
अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली , 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम, 
2. मौजा - करमपदा आर. एफ . 
3. रकबा - 141. 64 हे . 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम० एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा। 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 311/ M.. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स , ग्राम + पो , बड़ 
बिल, क्योंझर , उड़ीसा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा बराईबुरू टाटीबा के रकबा 640. 00 एकड़ क्षेत्र पर 
धारित लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन 
दिनांक 29.04. 1985 एवं द्वितीय नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 09. 05 .1995 विभाग के समक्ष 
विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा के अवधि विस्तार का मामला प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग 
के राज्यादेश सं० 194 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 
30 . 06.2015 एवं दिनांक 20.08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 
के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । फलत: खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित 
कर दिनांक 16 फरवरी , 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त 
तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री रामेश्वर जूट मिल्स का इस खनन पा पर अब कोई वैधानिक अधिकार 
नहीं रह गया है । 

अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्षेत्र का विवरण 


1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - बराईबुरू टाटीबा 
3. रकबा - 640. 00 एकड़ 
4 . खनिज - लौह एवं मैंगनीज 


ह०/ 
( एम० एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


13 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 312/ M. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री आर० मैक्डिल एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, 
अमला टोला, चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा आर. एफ . के रकबा 110.074 हे0क्षेत्र 
पर धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 20 वर्षों के लिए दिनांक 
10. 05. 1976 से 09. 05 .1996 तक स्वीकृति प्रदान किया गया था । दिनांक नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल 
आवेदन दिनांक 05 . 08.1994 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु 
प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं0 182 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा 
अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29. 06 . 2015 एवं दिनांक 19. 08. 2015 में खान एवं 
खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई 
गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में 
सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री 
आर०मैक्डिल एण्ड कम्पनी प्रा०लिका इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है। क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली , 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्षेत्र का विवरण 


1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - करमपदा आर. एफ . 
3.रकबा - 110.074 हे . 
4 . खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


14 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 8 मार्च, 20 16_ 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या - 313/ M. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री कमलजीत सिंह अहलुवालिया , 
ग्राम + पो बड़बिल, क्योंझर, उड़ीसा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा बराईबुरू टाटीबा के रकबा 129.499 
हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल 
आवेदन दिनांक 29 .08. 1988 एवं द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति दाखिल आवेदन दिनांक 28.08. 2008 
विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में 
हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान 
एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं0 199 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत 
आवेदन दिनांक 29 .06. 2015 एवं दिनांक 18. 08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन 
अधिनियम, 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार 
पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 16 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया 
है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री कमलजीत सिंह अहलुवालिया का इस क्षेत्र पर 
अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

____ अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली , 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली , 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - बराईबुरू टाटीबा 
3. रकबा - 129.499 हे . 
4. खनिज - लौह एवं मैंगनीज 


ह०/ 


( एम० एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 


15 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 314/ M.. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री जेनरल प्राड्यूज कम्पनी, मधु 
बाजार , चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा घाटकुड़ी, नोवामुण्डी के रकबा 163. 90 हे क्षेत्र पर 
धारित लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन 
दिनांक 29 .12. 1983 एवं द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति दाखिल आवेदन 31 .12.2003 विभाग के समक्ष 
विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग 
के राज्यादेश सं0 198 दिनांक 22. 01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 
29 . 06. 2015 एवं दिनांक 20.08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 
के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर 
दिनांक 16 फरवरी , 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के 
पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री जेनरल प्राड्यूज कम्पनी का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह 
गया है । 

अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/ नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 


1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - घाटकुड़ी, नोवामुण्डी 
3.रकबा - 163.90 हे . 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह० / 
( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


16 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 8 मार्च, 20 16_ 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 315/ M. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पदम कुमार जैन , गांधी टोला, चाईबासा 
द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा ठकुरानी के रकबा 84.68 हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के खनन 
पट्टा के द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति 30 वर्षों के लिए दिनांक 01.01 .1982 से 31.12.2011 तक स्वीकृति 
प्रदान किया गया था । तृतीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 23.12. 2010 विभाग के समक्ष 
विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग 
के राज्यादेश सं0 184 दिनांक 22.01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 
29 . 06 . 2015 एवं दिनांक 19.08.2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 
2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित 
कर दिनांक 17 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त 
तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी श्री पदम कुमार जैन का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह 
गया है । 

अत : खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है। क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - ठकुरानी 
3.रकबा - 84.68 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


17 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 316 / M .. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री खटाऊ लीलाधर ठक्कर , ग्राम + पो 
गुआ द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा कुमीरता के रकबा 30 . 857 हे क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क एवं 
मैंगनीज खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 20 वर्षों के लिए दिनांक 06 . 06 . 1973 से 
05. 06 . 1983 तक स्वीकृति प्रदान किया गया था । द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 
20. 04. 1992 एवं तृतीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 20 .04. 2012 विभाग के समक्ष 
विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व 
विभाग के राज्यादेश सं0 188 दिनांक 22. 01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 
दिनांक 27. 06 . 2015 एवं दिनांक 18.08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 
2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित 
कर दिनांक 17 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि 
के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री खटाऊ लीलाधर ठक्कर का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं 
रह गया है । 

अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - कुमीरता 
3.रकबा - 30. 857 हे० 
4 . खनिज - लौह एवं मैंगनीज 


ह०/ 
( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी, 

चाईबासा । 


18 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 8 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2016 


संख्या- 317/ M-- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री निर्मल कुमार प्रदीप कुमार , गांधी 
टोला, चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा नोवामुण्डी के रकबा 66. 781 हे क्षेत्र पर धारित लौह 
अयस्क के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 06 .02.1990 एवं द्वितीय 
नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 09 .10. 2010 विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं 
खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा 
अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं0 192 
दिनांक 22. 01 . 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.06. 2015 एवं दिनांक 
19. 08. 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2015 के आलोक में अवधि 
विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 17 फरवरी , 
2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है। फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन 
पट्टेधारी सर्वश्रीनिर्मल कुमार प्रदीप कुमार का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियमावली, 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - नोवामुण्डी 
3.रकबा - 66. 781 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 8 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय, चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 

08 मार्च, 2016 
संख्या- 318/ M.. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री श्रीराम मिनरल कम्पनी, स्टेशन रोड, 
चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा बड़ाजामदा, खास जामदा के रकबा 265.878 हे क्षेत्र पर धारित 
लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनिज के खनन पट्टा के द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति 20 वर्षो के दिनांक 
18. 01.1972 से 17. 01.1992 तक स्वीकृति प्रदान किया गया था । तृतीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल 
आवेदन दिनांक 07.01. 1991 एवं चतुर्थीय नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 23 . 12. 2010 
विभाग के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में 
हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन पट्टा अवधि विस्तार की पात्रता हेतु प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार, खान एवं 
भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं 195 दिनांक 22 .01. 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 
दिनांक 26. 06 .2015 एवं दिनांक 19. 08.2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन 
अधिनियम , 2015 के आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार 
पट्टेधारी को सूचित कर दिनांक 17 फरवरी, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । 
फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी सर्वश्री श्रीराम मिनरल कम्पनी का इस क्षेत्र पर अब कोई 
वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है। 

अत: खनिज समनुदान नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी के 
माध्यम से खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु रिक्त है । क्षेत्र की बन्दोबस्ती/नीलामी इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली , 2015 एवं 
खनिज ( नीलामी) नियमावली, 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्षेत्र का विवरण 
1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - बड़ाजामदा, खास जामदा 
3.रकबा - 265. 878 हे . 
4. खनिज - लौह एवं मैंगनीज 

ह०/ 
( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 11 - 50 | 


